SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
3 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 638 


राँची, मंगलवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
21 जून , 2018 ई० | 


संख्या- 13/ ई०- 105/ 2018- 3446/ सी०,-- भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग) नियमावली 1954 के निमय 4( 2 ) 
के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन पुलिस महानिदेशक के वेतनमान रू० 75,500 
80 , 000( अपुनरीक्षित ) में महानिदेशक ( प्रशिक्षण), झारखण्ड के पदनाम से दिनांक 30 जून , 2018 तक की 
अवधि के लिए एक अतिरिक्त संवर्गीय पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए डा० परवेज हयात, 
भा०प०से०(1984 ), संप्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में , को अगले आदेष तक महानिदेशक ( प्रशिक्षण ), झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


भगवान दास , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 638 -- 50 


